निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 माघ 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 123) पटना , शुक्रवार , 17 फरवरी 2017 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

16 फरवरी 2017 
सं० 21 / लोक .- 02 / 2016 - 1816 — बिहार के राज्यपाल ने बिहार लोकायुक्त अधिनियम, 2011 (बिहार 
अधिनियम 22 , 2011) की धारा - 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार लोकायुक्त संस्था के अध्यक्ष के 
पद पर श्री श्याम किशोर शर्मा को नियुक्त किया है । 
इन्होंने दिनांक 14.02.2017 को 10:00 बजे ( पूर्वाहन ) में अपने पद की शपथ ली है तथा पद ग्रहण किया है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 123 - 571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


